निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 12 मार्च 2013 


( सं० पटना 229 ) 


सं0 3- ए- 2 - वे०पु० ( भत्ता)- 17 / 2009 - 499 /वि० 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - 


संकल्प 

16 जनवरी 2013 
विषय :- मुख्यमंत्री /पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के कर्मियों को विशेष भत्ता 

के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प सं० 1089, दिनांक 07 . 02 . 2011 के द्वारा मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री की 
सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के पदाधिकारियों / कर्मियों को विशेष भत्ता के रूप में मूल वेतन 
का 30 % अधिकतम रु0 2500 ( दो हजार पांच सौ ) रूपये प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की गई थी । 

वर्तमान में महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्य एवं मँहगाई दर को देखते हुए गृह विभाग, बिहार का 
अभिमत प्राप्त हुआ है कि अधिकतम सीमा रु0 2500 निर्धारित होने की प्रासंगिकता नहीं रह जाती है । 

उक्त अभिमत के आलोक में विशेष भत्ता की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी का विषय सरकार 
के समक्ष विचाराधीन था । 

सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री/ पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त विशेष सुरक्षा ग्रुप के 
पदाधिकारियों / कर्मियों को देय विशेष भत्ता की अधिकतम सीमा रु0 5000 (पाँच हजार ) मात्र प्रतिमाह 
आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो० सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 229 -571 +500-डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


